1046 


HARYANA GOVT . GAZ .. SEPT . 13, 2011 ( BHDR. 22 , 1933 SAKA) 


[ PARTI 


कृषि विभाग 


दिनांक 29 अगस्त, 2011 


- 


संख्या 1365 कृ ० अनु०(3)-2011/13161. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि , मण्डी समिति. 
बराड़ा द्वारा अपने खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नई अनाज मण्डी, बराड़ा, तहसील तथा जिला अम्बाला के लिए डिस्पोजल वर्क्स की 
स्थापना के लिए अपेक्षित है, जिसके लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, कृषि 
विभाग, अधिसूचना संख्या 2536 - कृ ० अनु०(3)-2010/4108. दिनांक 16 मार्च, 2011 को प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता 
है की नीचेविशिष्टि में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, अम्बाला के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


गांव तथा 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


अम्बाला 


बराड़ा 


15 


अधौया मुस्लमाना 
हदबस्त संख्या 209 


0 


8 


7मिन पूर्व 
14/2मिन पूर्व 
17/1मिन पूर्व 


0 


8 


0 


8 


24 /1मिन पूर्व 


0 


4 


24 /2मिन पूर्व 


0 


8 


25 


7 


4 


25 
5/ 2मिन उत्तर 


0 


8 


कुल क्षेत्र : 


: 


9 


8 


या 


कुल क्षेत्र : 1 एकड़, 1 कनाल, 8 मरला 


रोशन लाल, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 29th August , 2011 
No. 1365 -Agri. Sec .- (3 )-2011/ 13161. — Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is needed by the Market Committee , Barara, at its expense, for a public purpose , namely , establishment of 
disposal works for New Grain Market, Barara , Tehsil and District Ambala , for which Haryana Government, Agriculture 
Department Notification No. 2536 -AS- (3) -2010/4108 , dated the 16th March , 2011 under Section 4 of the Land Acquisition 
Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), has been published, it is hereby declared that the land described in the specification below 
is needed for the above purpose . 


-- 


PARTI ) 


HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT. 13 , 2011 (BHDR . 22, 1933 SAKA ) 


1047 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ) for 
the information of all to whom it may concern . 

Plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer- cum - Land Acquisition Collector. 
Ambala. 


Specification 


--- 


District 


Tahsil 


Khasra No. 


Village & 
Hadbast No. 


Area 
Kanal Marla 


-- 


2 


3 


4 


5 


- 


Ambala 


Barara 


Adohya 
Musalmana 
H. B. No.209 


15 
7min east 


0 


8 


14 /2min east 


0 


8 


17/1min east 


0 


8 


- 


24 / 1min east 


0 


4 


24/2min east 


0 


8 


25 


7 


4 


-- 


25 
5 /2min north 


0 


8 


- 


Total Area : 


9 


8 


Or 


Total Area : 1 Acre, 1 Kanal, 8 Marla 


--- 


ROSHAN LAL . 


Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , Agriculture Department. 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 


.. 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सेक्टर 17, पंचकूला 


दिनांक 2 सितम्बर , 2011 


क्रमांक एस ० ई० सी ०/3 ई- II/2011/ 2060.- हरियणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उप -धारा ( 4) का अनुसरण करते 
हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो कि दिनांक 3 अगस्त, 2010 को हुई मिटिंग में जिला परिषद् 
के प्रधान और उप-प्रधान निर्वाचित हुए हैं , अधिसूचित किए जाते हैं : 


जिला परिषद् का नाम 


पिता/ पति का नाम 


पद का नाम 


नाम 
सर्व श्री / श्रीमती 


1 


2 


3 


4 


झज्जर 


रामरती 


रणबीर 


प्रधान 


-सम 


धर्मेन्द्र 


हवा सिंह 


उप - प्रधान 


--- 


पंचकूला : 
दिनांक 2 अगस्त , 2011 


धर्मवीर 
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा । 


-- 


-- 


1048 


HARYANA GOVT . GAZ ., SEPT . 13, 2011 ( BHDR. 22. 1933 SAKA) 


[ PARTI 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR 17 , PANCHKULA 

The 2nd September, 2011 
No. SEC /3E - 11/2011/ 2060.-- In pursuance of the provisions of Sub - section (4 ) of Section 161 of the Haryana 
Panchayati Raj Act, 1994. the State Election Commissioner. Haryana hereby notifies the names of the following 
persons, who have been elected as President and Vice -President of Zila Parishad in the meeting held on 
3rd August, 2010 : 


Name of Office 


Name of the Zila 
Parishad 


Name 
S / Sh ./Smt. 


Father s /Husband s 
Name 


-- 


2 


3 


4 


Jhajjar 
-do 


Ram Ratti 
Dharmender 


Ranbir 
Hawa Singh 


President 
Vice -President 


Panchkula : 
The 2nd September , 2011 


DHARAM VIR. 
State Election Commissioner , Haryana . 


. 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 
निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर 17, पंचकूला 

दिनांक 30 अगस्त, 2011 
क्रमांक एस० ई० सी ०/3 ई- II /2011/2010 .-- यह कि राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ ई-II/ 
2010/5435. दिनांक 6 जुलाई, 2010 अनुसार श्रीमती निर्मला पत्नी श्री सुरेन्द्र का नाम बतौर पंच वार्ड नं० 12, ग्राम पंचायत , चुहड़माजरा, खण्ड 
पुण्डरी. जिला कैथल अधिसूचित किया गया था । 

2. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) कैथल ने अपने पत्र क्रमांक 5890/पंचायत, दिनांक 12 अगस्त , 2011 द्वारा 
आयोग को सूचित किया है कि श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सतबीर सिंह द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज ( सीनियर डिवीजन) कैथल 
में एक चुनाव याचिका संख्या 01/2010 दायर की गई थी , जिसमें दिनांक 1 जून, 2011 को निम्न आदेश पारित किए गए हैं : 

“ Therefore , the result qua Member Panchayat of Ward No. 12 of village Chuhar Majra , Block Pundri , 
District Kaithal is hereby set aside . Since the petitioner has secured the highest number of votes, therefore, 
she is declared to be successful candidate. Hence, the petition is allowed . Copy of this order be sent to the 
Deputy Commissioner for compliance . 

While parting with the file, it is also observed that the Presiding Officer has performed his duties in a gross 
negligentmanner,therefore, necessary action be taken against him in accordance with law .Memo of costs be 
prepared . File be consigned to the record room after due compliance. 


June 06.2011 

Sd/ 

( Rajesh Garg ) 

Addl. Civil Judge (Sr. Divn .), Kaithal. 
3. यह कि उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) कैथल द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के वार्ड नं ० 12 से श्रीमती निर्मला पत्नी 
श्री सुरेन्द्र के स्थान पर श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सतबीर सिंह का नाम अधिसूचित करने की सिफारिश की गई है और उनके यादि क्रमांक 
5885/पंचायत , दिनांक 12 अगस्त, 2011 द्वारा श्री अश्वनी कुमार , साईंस अध्यापक , पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने 
हेतु उसके पैतृक विभाग निदेशक , उच्चतर शिक्षा, चण्डीगढ़ को लिखा गया है । 

4. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए तथा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) कैथल द्वारा किये गये 
अनुरोध अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक एस० ई० सी ०/ ई- II/2010/5435, दिनांक 6 जुलाई, 2010 में से 
श्रीमती निर्मला पत्नी श्री सुरेन्द्र पंच वार्ड नं 0 12, ग्राम पंचायत चुहडमाजरा, खण्ड पुण्डरी, जिला कैथल का नाम आलोपित करते हुए 

उसके 
स्थान पर श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सतबीर सिंह का नाम बतौर पंच वार्ड नं ० 12, ग्राम पंचायत चुहड़माजरा, खण्ड पुण्डरी, जिला कैथल 
अधिसूचित करता है । 

आदेश द्वारा । 


पंचकूला : 
दिनांक 26 अगस्त , 2011 


सचिव , 
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा । 


. 


